रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 5 , 2018 / चैत्र 15 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5 , 2018/CHAITRA 15, 1940 


सं . 143] 
No. 143 ] 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018 
सं. भा . आ .प.- 34 (1) / 2017 - मेडि / 182799. — भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 (1956 
का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, " भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषद् ( मेडिकल कालेजों /संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009 " में पुन : 
संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत : 
1. (i) ये विनियम , “ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ( मेडिकल कालेजों/ संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध ) 

( संशोधन ) विनियमावली, 2018 " कहे जाएंगे । 
(ii ) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. “ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ( मेडिकल कालेजों/ संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध ) विनियमावली , 

2009 " में निम्नलिखित अभिवर्धन /संशोधन / विलोप / प्रतिस्थापन , इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे : 
___ खंड 3 में , “ परिभाषाएं - इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए " शीर्षक के अंतर्गत उप - खंड 3. 3 के प्रथम पैरे के 

पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 
" रंग , वंश , धर्म , जाति, मानवजातीय , लिंग ( उभयलिंग सहित), यौन अभिमुखीकरण , रंग - रूप , राष्ट्रीयता , 
क्षेत्रीय मूल , भाषाई पहचान, जन्म स्थान , निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी अन्य छात्र 
( नये छात्र या अन्यथा ) पर लक्षित शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार (डराने -धमकाने और बहिष्कार सहित ) 
का कोई कार्य । " 

डॉ . ( श्रीमती) रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी) 

[विज्ञापन - III / 4/ असा ./ 17/18] 


2045 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत : “ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ( मेडिकल कालेजों/संस्थानों में रैगिंग 

T TH To Aller) afarhaaf , 2009”, Fanit 03 3147 , 2009 RT I, 276147 
a HTIT III , DE (4) # thilfara o te of Bits Sh Farid 23/03/2016 THAT 
अंतर्गत संशोधित किया गया था । 


MEDICAL COUNCIL OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th March , 2018 


No. MCI- 34 ( 1)/ 2017 -Med ./ 182799 . — In Exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical 
Council Act,1956 ( 102 of 1956 ), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government 
hereby makes the following regulations to amend the “ Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging 
in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009” namely : 


1. 


(i) These regulations may be called the “Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in 

Medical Colleges/ Institutions) (Amendment) Regulations, 2018 ." 


( ii ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . 


In the “Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) 
Regulations, 2009 ” , the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein : 


si 


In Clause 3 under the heading " Definitions:- for the purpose of these Regulations” , the following shall be added 
after first para of sub -clause 3.3: 
“ Any act of physical or mental abuse ( including bullying and exclusion ) targeted at another student ( fresher or 
otherwise ) on the ground of colour, race, religion , caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual 
orientation , appearance, nationality , regional origins, linguistic identity , place of birth , place of residence or 
economic background .” 


Dr (Mrs.) REENA NAYYAR , Secy . (I/c ) 

[ADVT.- III/4 /Exty ./ 17 /18 ] 


Foot Note : 


The Principal Regulations namely, “ Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in 
Medical Colleges/Institutions) Regulations , 2009” were published in Part- III, Section (4 ) of the Gazette 
of India on the 3td August, 2009 and amended vide notification dated 23. 03 .2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .04 . 12 
15 :55:34 + 05 30 


